निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 95 ) 


13 फाल्गुन 1943 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 4 मार्च 2022 


7 


सं ० 4 / कृ ० शि ० को०- 26 / 2021-1064 / कृ ० , 


कृषि विभाग 


। 


संकल्प 

25 फरवरी 2022 
fo'k % fkj 181 e6 dsdk 10b ; u dhvof / k 31-03-2023 rd folr kjr djusdh Loh fr A 

राज्य में कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा 
है । पहले कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2008 से 2012 तक किया गया । दूसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 
2012 से 2017 की अवधि में किया गया । तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है । तीसरे कृषि रोड मैप 
में कृषि अंतर्गत फसल एवं बागवानी के साथ - साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन , ग्रामीण कार्य , जल संसाधन , लघु जल 
संसाधन , सहकारिता , गन्ना उद्योग , भूमि सुधार , भंडारण , ऊर्जा , पर्यावरण एवं वन तथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित 
कार्यक्रम शामिल हैं । कृषि रोड मैप के तहत प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए विजन , रणनीति एवं इसे प्राप्त करने के लिए 
योजना एवं माइलस्टोन निर्धारित किये गये हैं । इस रोड मैप की अवधि 31.03.2022 तक निर्धारित है । 

2. विगत दो वर्षों में कोविड संक्रमण के कारण कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में असाधारण 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है । इसके फलस्वरूप कृषि रोड मैप के तहत निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त 
नहीं किये जा सके हैं । इस प्रकार से कृषि रोड मैप के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार की आवश्यकता 
है । 

3. कृषि रोड मैप के सूत्रण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरा किया जाता रहा है । पहले , दूसरे एवं तीसरे कृषि 
रोड मैप के सूत्रण में किसानों की भागीदारी अनिवार्य रूप से ली गयी है । इसके लिए किसान पंचायत / किसान 
समागम का आयोजन किया गया है , जिसमें सभी जिलों के किसानों ने भाग लिया है तथा उनके मूल्यवान सुझाव कृषि 
रोड मैप को बनाने में बहुमूल्य साबित हुआ है । कोविड संक्रमण के कारण विगत दो वर्षों से सामान्य कामकाज 
प्रभावित हुआ है । ऐसे में किसानों को पटना बुलाकर उनके साथ संवाद करने की स्थापित प्रक्रिया को पूरा करना 
संभव नहीं हो सका है । 

4. राज्य मंत्रिपरिषद् के द्वारा दिनांक 03.10.2017 को कृषि रोड मैप ( 2017-2022 ) की स्वीकृति प्रदान की 
गयी है । तद्नुसार वर्तमान में स्वीकृत कृषि रोड मैप का अवधि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो रहा है । तीसरे कृषि 

। 
रोड मैप के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं नये कृषि रोड मैप का सूत्रण प्रक्रिया में किसानों की व्यापक भागीदारी 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 मार्च 2022 


सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप कार्यक्रमों का दिनांक 31.03.2023 तक विस्तार की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

उक्त प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक : 21.02.2022 को प्राप्त है , जो संचिका संख्या 
4 / कृ ० शि ० को०-26 / 2021 के पृ ० 11 / टि ० पर संधारित है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ ० एन ० सरवण कुमार , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 95-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


